निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 27 


पटना , 


16 आषाढ़ , 1932 ( श ) 
बुधवार, 

7 जुलाई , 2010 ( ई० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग-1 - नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 
और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-13 


पुर: स 


या 


भाग -1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में : स्थापित 
विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी ० एस . बी ० एससी ० , एम 0 ए 0 , 
एम ० एससी० , लॉ भाग-1 और 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0, बी 0 एस 0 ई 0 , डीपO- इन 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 
भाग- 8 — भारत की संसद में पुर: स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग - 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

15-15 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग- 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग - 3 – भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण। 


भाग-9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 

17-24 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 7 जुलाई 2010 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


वित्त विभाग 


अधिसूचनाएं 

28 जून 2010 
सं ० को ० प्र ० /स्था०-13/ 2010-6935 – श्रीमती प्रेमलता शर्मा (बिहार वित्त सेवा), सम्प्रति सहायक 
आयुक्त , भविष्य निधि निदेशालय, पंत भवन , पटना की सेवा वाणिज्य कर विभाग में वापस की जाती है । 
सं ० को ०प्र ० / स्था०-13/ 2010-6936 – श्री वीरेन्द्र कुमार 

वीरेन्द्र कुमार (बिहार वित्त सेवा), सम्प्रति कोषागार 
पदाधिकारी , भागलपुर जिनकी सेवा वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या 2927 , दिनांक 30 जून 2008 
द्वारा वित्त विभाग को सौंपी गई थी , की सेवा वाणिज्य कर विभाग में वापस की जाती है । 

सं ० को ० प्र ० / स्था०-13 / 2010-6937 - श्री हिरेन्द्र कुमार (बिहार वित्त सेवा), सम्प्रति कोषागार 
पदाधिकारी , वैशाली जिनकी सेवा वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या 2631, दिनांक 26 जून 2007 
द्वारा वित्त विभाग को सौंपी गई थी , की सेवा वाणिज्य कर विभाग में वापस की जाती है । 

सं ० को ० प्र ० / स्था०-13/ 2010-6938 – श्री प्रभाकर प्रसाद सिंह (बिहार वित्त सेवा), सम्प्रति जिला लेखा 
पदाधिकारी , छपरा जिनकी सेवा वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना संख्या 2623, दिनांक 26 जून 2007 
द्वारा वित्त विभाग को सौंपी गई थी , को स्थानांतरित करते हुए उनका पदस्थापन कोषागार पदाधिकारी , वैशाली 
( हाजीपुर) के पद पर किया जाता है । 

सं ० को ० प्र ० / स्था०-13/ 2010-6939— श्री राजेन्द्र कुमार चंद्रवंशी (बिहार लेखा सेवा ), सम्प्रति सहायक 
कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को अगले आदेश तक प्रभारी कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर के रूप में कार्य 
करने हेतु आदेशित किया जाता है । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से . 
प्रभात शंकर , उप - सचिव । 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचनाएं 

16 जून 2010 
सं ० 7 / सी 0 09-1048 / 2009–587 — दिनांक 12 मई 2010 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की 
आयोजित बैठक में किये गये अनुशंसा के आलोक में स्व 0 अभय कुमार शर्मा, भूतपूर्व सहायक अभियंता (असैनिक) , वरीयता 
क्रमांक 793/85 को सहायक अभियंता ( असैनिक ) के कनीय प्रवर कोटि के रिक्त ( सुरक्षित ) पद के विरुद्ध दिनांक 1 अप्रील 
1979 से वेतनमान् रु० 620-35-830 द0 रो0-35-1110–40-1190 द0 रो 0 45-1325-1415 तत्कालीन पुनरीक्षित वेतनमान् 
रु ० 1350-50-1700-75-2000 में नियमित प्रोन्नति दी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
श्रीकृष्ण श्रीवास्तव, विशेष सचिव । 


बिहार गजट , 7 जुलाई 2010 


3 


देय / अनुमान्य 


15 जून 2010 
सं ० 7/ प्रो0-3-1002/ 2004( अंश-I )-581- राज्य कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान करने 
संबंधी वित्त विभाग , बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित “ बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त ( सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना ) 
नियमावली 2003 " में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय स्कीनिंग समिति की दिनांक 12 मई 2010 की बैठक 
में की गई अनुशंसा के फलस्वरुप बिहार अभियंत्रण सेवा ( जल संसाधन विभाग ) के असैनिक संवर्ग के अभियन्ताओं 
को सेवा/ संवर्ग में प्रथम योगदान की तिथि से लगातार 12/24 वर्षों की नियमित एवं संतोषप्रद सेवा पूरी होने के 
फलस्वरूप सम्यक विचारोपरान्त अनुसूची- क , ख एवं ग में अंकित नामों के सामने उल्लिखित तिथि एवं वेतनमान् 
में प्रथम/ प्रथम एवं द्वितीय वृत्ति उन्नयन का लाभ बिहार अभियंत्रण सेवा/ संवर्ग के संवर्गीय पद क्रमशः कार्यपालक 
अभियन्ता / कार्यपालक अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता के वेतनमान में दिया जाता है । 

2. सहायक अभियन्ता को प्रथम वृत्ति उन्नयन का लाभ वेतनमान रु.10,000-325-15,200 में तथा द्वितीय वृत्ति 
उन्नयन का लाभ वेतनमान 14,300-400-18,300 में देय होगा । 

3. अभियन्ता सहायक ( असैनिक ) के पद पर नियुक्ति के बाद अभियन्ता सहायक के पदों को समाप्त कर 
चरणबद्ध रूप में नियुक्त सहायक अभियन्ता का मामला संविलियन का न होकर मूल नियुक्ति के पद से भिन्न पर 
उच्चतर वेतनमान में नियुक्ति का है। इस प्रकार से नियुक्त सहायक अभियन्ताओं को उनके सहायक अभियन्ता में प्रवेश 
की तिथि अर्थात सहायक अभियन्ता के रूप में प्रथम योगदान की तिथि से 12 एवं 24 वर्षों की सेवा पूरी होने के 
फलस्वरूप क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान किया गया है। 

4. अनुसूची क में 02 ( दो ) अभियन्ताओं की सूची है जिन्हें उनके नाम के सामने उल्लिखित 
तिथि से द्वितीय/ प्रथम एवं द्वितीय वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान किया गया है । 

5. अनुसूची ख में 09 ( नौ ) अभियन्ताओं की सूची है जिनकी नियुक्ति वर्ष 1979 में सहायक अभियन्ता के 
रूप में की गई है एवं जिन्हें देय तिथि 9 अगस्त 1999 तक नियमित प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल सका है तथा 
वर्तमान में सहायक अभियन्ता / कार्यपालक अभियन्ता ( चालू प्रभार )/ कार्यपालक अभियन्ता (नियमित ) के रूप में कार्यरत 
हैं । 

6. अनुसूची ग में 3 ( तीन ) अभियंताओं की सूची है जिनकी नियुक्ति वर्ष 1987 में अथवा उसके बाद सीधे 
सहायक अभियन्ता के रूप में बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर की गई है एवं उन्हें लगातार 12 वर्षों की 
सम्पुष्ट एवं संतोषप्रद सेवा के आधार पर स्तम्भ -5 में अंकित तिथि से प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया 
गया है । इन अभियन्ताओं को स्तम्भ-5 में अंकित तिथि तक प्रथम नियमित प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल सका है । 

7. यह वृत्ति उन्नयन वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या 3/ एम - 2-5 वि ० पु०-28/ 99-4685 वि ० (2 ), दिनांक 25 
जून 2003 में उल्लिखित शर्तों एवं वित्त विभाग की अधिसूचना सं 0 1802 वि (2 ), दिनांक 23 मार्च 2006 के अधीन 
है , जो निम्नलिखित है 

(i ) यह योजना दिनांक 9 अगस्त 1999 से प्रभावी है 
(ii) स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन होने पर कर्मचारी का वेतन भौतिक नियमावली के नियम 22 (1) ए(i ) के 

प्रावधानों के अनुसार नियमित प्रोन्नति की तरह न्यूनतम 100 रु0 का वित्तीय लाभ के अधीन रखते हुए 

नियत किया जाएगा । 
(iii ) यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा । 

8. उपर्युक्त किसी भी कर्मी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित कर्मी को 
प्रदत्त वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/ संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई 
राशि की वसूली कर ली जायेगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
ओम प्रकाश अम्बरकर , संयुक्त सचिव (प्रबंधन )। 


4 


बिहार गजट , 7 जुलाई 2010 


अनुसूची क 
अभियन्ता सहायक के पद से सहायक अभियन्ताओं में समायोजन के फलस्वरूप सहायक अभियन्ता संवर्ग जिन्हें 
द्वितीय/ प्रथम एवं द्वितीय वृत्ति उन्नयन का लाभ दिया गया है । 


क्रमांक 


नाम 

आई० 
वरीयता / गृह जिला डी 0 


सहायक 
अभियंता 
सम्वर्ग में 
प्रवेश की 
तिथि 


प्रथम ए.सी. प्रथम ए.सी. 

पी . पी.का देय द्वितीय ए.सी. द्वितीय ए.सी.पी. 
( 12 वर्ष ) वेतनमान पी . ( 24 वर्ष) का देय वेतनमान अभ्युक्ति 
की देय 10000 देय तिथि रु०14300-18300 
तिथि 15200 


11 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


09-08-1999 


1 


1-7-1974 


देय नहीं 


14300-18300 


2 

3 
श्री प्रेमशंकर प्रसाद 

828 
वर्मा, 1087 , वैशाली 
श्री उमेशचन्द्र शुक्ला 

967 
वैशाली 


2 


17-7-1974 


देय नहीं 


09-08-1999 


14300-18300 


1173, 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ओम प्रकाश अम्बरकर , संयुक्त सचिव ( प्रबंधन) । 

अनुसूची ख 
जल संसाधन विभाग , बिहार के सहायक अभियन्ता ( असैनिक ) की सूची जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय वृत्ति 

उन्नयन का लाभ दिया गया है । 
प्रथम 

द्वितीय 
प्रथम 

द्वितीय 

ए.सी.पी. 
नाम आई० योगदान ए.सी.पी. 

अभ्युक्ति 
वरीयता / गृह जिला डी ० की तिथि (12वर्ष) की 

( 24 वर्ष ) की 
वेतनमान 

वेतनमान रु ० 
देयतिथि 

देयतिथि 
10000-15200 

14300-18300 
2 

3 4 5 6 7 8 

9 
ललन प्रसाद सिंह 

29-01 
2446 , भोजपुर 

1663 

09-08-1999 10000-15200 29-01-2003/ 14300-18300 
1979 


क्रमांक 


ए.सी.पी. 
का देय 


ए.सी.पी. 


का देय 


1 


1 


जगदीश नारायण सिह 


2712 , मुज 0 


1929 


29-1 
1979 


09-08-2001 


10000-15200 29-01-2003/ 14300-18300 


2 


विभुति भूषण प्र. सिन्हा 
3044, नालंदा 


3 


2261 


07-02 
1979 


09-08-1999 


10000-15200 07-02-2003/ 14300-18300 


कामेश्वर प्रसाद 
368/08 , सीतामढ़ी 


4 


2285 


27-01 
1979 


14-05-2009 


10000-15200 14-05-2009 / 14300-18300 


ब्रज किशोर चौधरी 
3199 , दरभंगा 


5 


2416 


05-02 
1979 


01-04-2000 


10000-15200 05-02-2003/ 14300-18300 


सुनील कुमार 
3221, पूर्वी चम्पारण 


1233 dt 11-05-2006 द्वारा 


6 


2438 


03-02 
1979 


03-02-2003 / 14300-18300 


प्रदत 


बिहार गजट , 7 जुलाई 2010 


5 


प्रथम 


नाम 


क्रमांक 


द्वितीय 
ए.सी.पी. 
का देय 


प्रथम 
योगदान ए.सी.पी. 
की तिथि (12वर्ष) की 

देयतिथि 


आई० 
ਵੀ o 


ए.सी.पी. 
का देय 


द्वितीय 
ए.सी.पी. 
( 24 वर्ष ) की 

देयतिथि 


अभ्युक्ति 


वरीयता / गृह जिला 


वेतनमान 


वेतनमान रु ० 


10000-15200 


14300-18300 


1 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


2 
कपिलदेव प्रसाद 


7 


3300 , सारण 


2517 


05-02 
1979 


09-08-1999 


10000-15200 05-02-2003/ 14300-18300 


सुधीर प्रसाद सिंह 
3324, नालंदा 


8 


2541 


31-01 
1979 


09-08-1999 


10000-15200 31-01-2003/ 14300-18300 


दयानन्द सिंह 
3345, नालंदा 


9 


2562 


27-01 
1979 


09-08-1999 


10000-15200 27-01-2003/ 14300-18300 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ओम प्रकाश अम्बरकर , संयुक्त सचिव ( प्रबंधन )। 

अनुसूची 
जल संसाधन विभाग , बिहार के सहायक अभियन्ता (असैनिक ) की सूची जिन्हें प्रथम वृत्ति उन्नयन 

का लाभ दिया गया है । 


नाम 


क्रमांक 


योगदान की 

तिथि 


आई० डी ० 


प्रथम ए.सी.पी. 
(12वर्ष ) की 

देयतिथि 


प्रथम ए.सी.पी. 
का देय वेतनमान 


अभ्युक्ति 


वरीयता / गृह जिला 


रु.10000-15200 


3 


4 


5 


6 


7 


1 

1 


2 
सुमन कुमार , 4009, खगड़िया 


3590 


16-03-1988 


16-03-2000 


10000-15200 


2 


अरविन्द कुमार , 4003 , मुगेर 


3882 


05-04-1988 


05-07-2005 


10000-15200 


3 


धनन्जय कुमार , 4663 , पटना 


4052 


29-05-1991 


29-05-2003 


10000-15200 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
ओम प्रकाश अम्बरकर, संयुक्त सचिव (प्रबंधन) । 


15 जून 2010 
सं ० 7 / प्रो0-3-1002 / 2004( अंश-I)-580- राज्य कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान करने 
संबंधी वित्त विभाग , बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित “बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त ( सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना ) 
नियमावली 2003 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय स्कीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रदत्त वृत्ति उन्नयन 
की तिथि में संशोधन का अनुरोध किये जाने की स्थिति को दिनांक 12 मई 2010 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में आयोजित विभागीय 
स्क्रीनिंग समिति के समक्ष अन्य प्रस्तावों के साथ - साथ निम्नलिखित मामले से संबंधित प्रस्ताव भी उपस्थापित किया गया । 

स्क्रीनिंग समिति द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित स्वीकृति प्रदान की जाती है: 

2. विभागीय अधिसूचना सं 0 1231 , दिनांक 11 मई 2009 के क्रम में अधिसूचना के अनुसूची क के क्रमांक 2 द्वारा श्री 
विरेन्द्र सिंह प्रभाकर, आई 0 डी 0 सं0 782 को दिनांक 9 अगस्त 1999 से वेतनमान रु ० 10,000-15,200 में प्रथम एवं दिनांक 9 
अगस्त 1999 से ही वेतनमान रु ० 14,300-18,300 में द्वितीय वृत्ति उन्नयन अनुमान्य किया गया था । 


6 


बिहार गजट , 7 जुलाई 2010 


श्री प्रभाकर के अनुरोध पर उन्हें उपरोक्त स्वीकृत प्रथम ए0 सी 0 पी 0 को विलोपित किया जाता है । 

3. श्री सुजीत कुमार सिन्हा, आई0 डी 0 सं0 2088 को विभागीय अधिसूचना सं0 1415, दिनांक 15 अप्रील 2005 के 
अनुसूची ख के क्रमांक 130 द्वारा उन्हें अनुमान्य प्रथम ए0 सी 0 पी 0 की देय तिथि 9 अगस्त 1999 के बदले, उनके विरुद्ध 
विभागीय दण्डादेश ज्ञापांक 771, तिथि 3 जुलाई 2003 द्वारा निन्दन 98-99 एवं तीन असंचयात्मक प्रभाव से वेतन वृद्धि पर 
रोक के कारण उन्हें दिनांक 5 फरवरी 2003 से प्रथम ए0 सी 0 पी 0 वेतनमान रु ० 10,000-15,200 में स्वीकृत किया गया था , 
परन्तु उनके आवेदन दिनांक 21 अक्तूबर 2008 एवं विभागीय आदेश सं 0 33 दिनांक 10 अप्रील 2007 द्वारा उन्हें उक्त दण्ड 
से संबंधित दोष मुक्त किये जाने के कारण उन्हें प्रथम ए0 सी 0 पी 0 की देय तिथि 9 अगस्त 1999 से वेतनमान 10,000-15,200 
में स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

4. श्री सुनील कुमार वैश्य , आई0 डी 0 सं0 3809 को विभागीय अधिसूचना सं 0 1231, दिनांक 11 मई 2009 के अनुसूची 
ग के क्रमांक 2 द्वारा उन्हें अनुमान्य प्रथम ए0 सी 0 पी 0 की देय तिथि 28 अप्रील 2001 के बदले उनके विरुद्ध विभागीय 
दण्डादेश अधिसूचना सं 0 2, दिनांक 3 जनवरी 2007 द्वारा देय प्रोन्नति पर 3 वर्षों तक रोक एवं निदंन वर्ष 2002-2003 के 
कारण उन्हें दिनांक 1 अप्रील 2004 से वेतनमान रु० 10,000-15,200 में प्रथम ए0 सी 0 पी 0 स्वीकृत किया गया था , परन्तु उनके 
अभ्यावेदन दिनांक 22 दिसम्बर 2009 एवं विभागीय आदेश ज्ञापांक 1488, दिनांक 14 दिसम्बर 2009 द्वारा उन्हें उक्त दण्ड से 
संबंधित दोष मुक्त किये जाने के कारण उन्हें प्रथम ए0 सी 0 पी 0 की देय तिथि 28 अप्रील 2001 से वेतनमान रु ० 
10,000-15,200 में स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
ओम प्रकाश अम्बरकर , संयुक्त सचिव ( प्रबंधन )। 


4 जून 2010 
सं 0 8 / पी 3-05 / 2009-3059 — नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या 1466, दिनांक 24 मार्च 
2010 एवं जिला पदाधिकारी - सह - अध्यक्ष, डूडा, समस्तीपुर के आदेश ज्ञापांक 364 , दिनांक 12 मई .2010 के आलोक में 
दिनांक 14 मई 2010 को जल संसाधन विभाग (मुख्यालय), सिंचाई भवन, पटना में योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षारत 
सहायक अभियंता ( असैनिक ), श्री मनोज कुमार , गृह जिला - पटना, आई0 डी 0 सं0 - जे 8984 को मुख्य अभियंता, जल संसाधन 
विभाग, पूर्णिया के अधीन प्राक्कलन पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल , कटिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अंजनी कुमार सिंह , अवर सचिव (प्रबंधन ) । 


3 जून 2010 
सं ० 8/ शोध - स्था0-10-05 /09-3044 — राज्य कर्मियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान करने संबंधी 
वित्त विभाग , बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित " बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना ) 
नियमावली 2003 " में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 12 मई 2010 की बैठक 
में की गई अनुशंसा के फलस्वरुप शोध सहायक / सहायक शोध पदाधिकारी एवं शोध पदाधिकारी जिनकी कुल सेवा एक 
ही संवर्ग में 12 वर्ष एवं 24 वर्षों की हो चुकी है और जिन्हें उच्चतर वेतनमान एवं उच्चतर पद पर नियमित प्रोन्नति 
का लाभ अनुमान्य नहीं हो सका के संबंध में सम्यक विचारोपरांत अनुसूची क , ख एवं ग में अंकित नामों के 
सामने उल्लिखित तिथि एवं वेतनमान में दिनांक 9 अगस्त 1999 या 12 वर्षों की सेवा पूरी करने की तिथि , जो बाद 
में हो , से प्रथम वित्तीय उन्नयन उनके प्रोन्नति के प्रथम सोपान के लिए तथा 24 वर्षों की लगातार एवं संतोषप्रद सेवा 
के उपरांत दिनांक 9 अगस्त 1999 या 24 वर्षों की सेवा पूरी करने कि तिथि , जो बाद में हो , से द्वितीय वित्तीय 
उन्नयन उनके प्रोन्नति के द्वितीय सोपान के लिए स्वीकृत किया जाता है । 

शोध सहायक वेतनमान रु0 5000-8000 को प्रथम वृत्ति उन्नयन का लाभ वेतनमान रु0 5500-9000 में तथा 
द्वितीय वृत्ति उन्नयन का लाभ वेतनमान रु 0 6500-10500 में , सहायक शोध पदाधिकारी को प्रथम वृत्ति उन्नयन का 
लाभ वेतनमान् रू 0 6500-10500 / - में तथा द्वितीय वृत्ति उन्नयन का लाभ वेतनमान रु0 8000-13500 में एवं शोध 
पदाधिकारी को द्वितीय वृत्ति उन्नयन का लाभ वेतनमान रु 0 8000-13500 में देय होगा । 

अनुसूची क में 25 (पच्चीस ) शोध सहायक की सूची है जिन्हें उनके नाम के सामने उल्लिखित 
देय/ अनुमान्य तिथि एवं वेतनमान में प्रथम एवं द्वितीय वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान किया गया है। 

3. अनुसूची ख में 08 ( आठ ) सहायक शोध पदाधिकारी की सूची है जिन्हें उनके नाम के सामने उल्लिखित 
देय / अनुमान्य तिथि एवं वेतनमान में प्रथम एवं द्वितीय वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान किया गया है । 


. 


2 . 


बिहार गजट , 7 जुलाई 2010 


7 


4. अनुसूची ग में 08 ( आठ ) शोध पदाधिकारी की सूची है जिन्हें उनके नाम के सामने उल्लिखित 
देय / अनुमान्य तिथि एवं वेतनमान में द्वितीय वृत्ति उन्नयन का लाभ प्रदान किया गया है । 

5. यह वृत्ति उन्नयन वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या 3 / एम - 2-5 वि 0 पु0-28/ 99-4685 वि 0 (2 ) , दिनांक 25 
जून 2003 में उल्लिखित शर्तों एवं वित्त विभाग की अधिसूचना सं 0 1802 वि (2 ), दिनांक 23 मार्च 2006 के अधीन है, 
जो निम्नलिखित है : 

( i) यह योजना दिनांक 9 अगस्त 1999 से प्रभावी है । 
( ii ) स्कीम के अधीन वित्तीय उन्नयन होने पर कर्मचारी का वेतन भौतिक नियमावली के नियम 22 (1 )ए(i ) 

के प्रावधानों के अनुसार नियमित प्रोन्नति की तरह न्यूनतम 100 रु0 का वित्तीय लाभ के अधीन रखते 

हुए नियत किया जाएगा । 
( iii ) यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा । 

6. उपर्युक्त किसी भी कर्मी के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित कर्मी को 
प्रदत्त वृत्ति उन्नयन योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/ संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई 
राशि की वसूली कर ली जायेगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

श्रीकृष्ण श्रीवास्तव , विशेष सचिव । 
अनुसूची क 

द्वितीय 
प्रथम 

द्वितीय 
ए 0 सी 0 पी 0 

ए ० सी ० पी ० 
क्र 0 पदनाम एवं कार्यालय 

जन्म योगदान 

ए ० सी ० पी ० 

ए ० सी ० पी ० 
सं 0 | (वर्तमान / अंतिम पदस्थापित ) 

( 24 वर्ष ) 
तिथि (12 वर्ष ) 

अभ्युक्ति 
की तिथि 
की देय 

की देय 
का नाम 

वेतनमान् 

वेतनमान् 
तिथि 

तिथि 
श्री अशोक कुमार मिश्र 
शोध सहायक 
15-04 06-03 09-08 

5500 

06-03 6500 
उप -निदेशक , प्रमंडल सं 0 
1952 1978 1999 

9000 

2002 10,500 
1, शोध एवं प्रशिक्षण खगौल , 
पटना । 


प्रथम 


नाम 


का देय 


का देय 


1 


2 


5500 


श्री गुप्तेश्वर प्रसाद, 
शोध सहायक ( सेवानिवृत्त ) 
उप - निदेशक, प्रमंडल सं 0 
3, शोध एवं प्रशिक्षण खगौल , 
पटना । 


12-07 
1947 


19-03 
1975 


09-08 
1999 


09-08 
1999 


6500 
10,500 


9000 


3 


5500 


श्री जनार्दन प्रसाद सिन्हा, 
शोध सहायक 
उप निदेशक, 

गुण 

नियंत्रण 
प्रमंडल, डिहरी । 


04-01 
1954 


11-11 
1987 


11-11 
1999 


- 


9000 


4 


5500 


श्री अजय कुमार सिन्हा, 
शोध सहायक 
उप निदेशक , गुण नियंत्रण 
प्रमंडल, डिहरी । 


04-02 
1957 


18-05 
1988 


18-05 
2000 


9000 


5 


5500 


श्री ब्रजेश नन्दन शरण, 
शोध सहायक 
उप निदेशक , गुण नियंत्रण 
प्रमंडल, डिहरी । 


01-06 
1952 


23-10 
1987 


23-10 
1999 


9000 


8 


बिहार गजट , 7 जुलाई 2010 


प्रथम 
ए 0 सी 0 पी 0 


द्वितीय 
ए ० सी ० पी ० 


नाम 
क्र 0 पदनाम एवं कार्यालय 
सं 0 | ( वर्तमान / अंतिम पदस्थापित ) 

का नाम 


जन्म 
तिथि 


योगदान 
की तिथि 


प्रथम 
ए ० सी ० पी ० 
( 12 वर्ष) 
की देय 
तिथि 


द्वितीय 
ए ० सी ० पी ० 
( 24 वर्ष ) 
की देय 
तिथि 


अभ्युक्ति 


का देय 


का देय 


वेतनमान् 


वेतनमान् 


6 


5500 


मो 0 ज्याउद्दीन , शोध 
सहायक 
उप निदेशक , 

गुण नियंत्रण 
प्रमंडल , डिहरी । 


08-11 
1953 


06-01 
1973 


देय नहीं 


09-08 
1999 


9000 


7 


5500 


6500 


03-08 
1950 


01-03 
1973 


09-08 
1999 


09-08 
1999 


9000 


10,500 


श्री सुदामा प्रसाद, शोध 
सहायक , ग्रामीण विकास 
विशेष प्रमंडल, जमुई । 
श्री काशीनाथ मिश्र , 
शोध सहायक ( सेवानिवृत्त ) 
गुण नियंत्रण प्रमंडल , 
दरभंगा । 


8 


5500 


6500 


14-08 
1949 


24-01 
1973 


09-08 
1999 


09-08 
1999 


9000 


10,500 


9 


5500 


श्री श्रीश चन्द्र झा , 
शोध सहायक 
गुण नियंत्रण प्रमंडल , 
दरभंगा । 


13-08 
1951 


04-12 
1974 


देय नहीं 


09-08 
1999 


9000 


10 


श्री विजय कुमार झा , 
शोध सहायक 


5500 


15-10 
1947 


04-02 
1975 


देय नहीं 


09-08 
1999 


गुण नियंत्रण प्रमंडल, 


9000 


दरभंगा । 


11 


श्री लालेश्वर प्रसाद , 
शोध सहायक 


5500 


26-11 
1951 


05-12 
1974 


देय नहीं 


09-08 
1999 


गुण नियंत्रण प्रमंडल, 


9000 


दरभंगा । 


12 


5500 


श्री कन्हैया प्रसाद सिंह, 
शोध सहायक 
गुण नियंत्रण प्रमंडल, 
दरभंगा । 


23-10 
1949 


05-12 
1974 


देय नहीं 


09-08 
1999 


9000 


13 


5500 


श्री रामउग्रह सिंह , 
शोध सहायक 
शोध प्रमंडल , बाल्मिकीनगर, 
शिविर - मोतिहारी । 


17-07 
1951 


09-12 
1974 


देय नहीं 


09-08 
1999 


9000 


14 


5500 


श्री विश्वनाथ तिवारी, 
शोध सहायक 
शोध प्रमंडल, बाल्मिकीनगर, 
शिविर - मोतिहारी । 


23-09 
1947 


23-12 
1967 


देय नहीं 


09-08 
1999 


9000 


15 


5500 


श्री नवल किशोर गुप्ता, 
शोध सहायक 
शोध प्रमंडल, बाल्मिकीनगर, 
शिविर मोतिहारी । 


11-08 
1949 


27-10 
1969 


देय नहीं 


09-08 
1999 


9000 


बिहार गजट , 7 जुलाई 2010 


9 


प्रथम 
ए 0 सी 0 पी 0 


द्वितीय 
ए ० सी ० पी ० 


नाम 
क्र 0 

पदनाम एवं कार्यालय 
सं 0 / (वर्तमान / अंतिम पदस्थापित ) 

का नाम 


जन्म 
तिथि 


योगदान 
की तिथि 


प्रथम 
ए ० सी ० पी ० 
(12 वर्ष ) 
की देय 
तिथि 


द्वितीय 
ए ० सी ० पी ० 
( 24 वर्ष ) 
की देय 
तिथि 


अभ्युक्ति 


का देय 


का देय 


वेतनमान 


वेतनमान् 


16 


5500 


श्री सुनील कुमार वर्मा, 
शोध सहायक 
शोध प्रमंडल , बाल्मिकीनगर, 
शिविर – मोतिहारी । 


17-09 
1958 


26-10 
1987 


26/10/1 

999 


9000 


17 


5500 


श्री शरदेन्दु कुमार ठाकुर 
इन्दू, शोध सहायक 
शोध प्रमंडल, बाल्मिकीनगर, 
शिविर मोतिहारी । 


01-01 
1951 


30-06 
1966 


देय नहीं 


09-08 
1999 


9000 


18 


5500 


श्री रुद्रानन्द झा , शोध 
सहायक शोध प्रमंडल , 
बाल्मिकीनगर, 
शिविर – मोतिहारी । 


05-05 
1956 


18-06 
1988 


18/06/2 

000 


9000 


19 


5500 


श्री रामनरेश प्रसाद पाण्डेय, 
शोध सहायक 
अपर निदेशक, सिंचाई 
गवेन्बेषण संस्थान, खगौल , 
पटना । 


06-01 
1947 


07-12 
1966 


देय नहीं 


09-08 
1999 


9000 


20 


5500 


श्री कृष्ण दत्त , 
शोध सहायक 
उप -निदेशक, प्रमंडल 
सं0-1, सिंचाई शोध 
संस्थान, खगौल , पटना । 


05-07 
1944 


06-11 
1963 


देय नहीं 


09-08 
1999 


9000 


21 


5500 


श्री वाचस्पति उपाध्याय , 
शोध सहायक 
उप -निदेशक, प्रमंडल 
सं0-1 , सिंचाई शोध 
संस्थान, खगौल, पटना । 


03-02 
1943 


04-02 
1963 


देय नहीं 


09-08 
1999 


9000 


22 


5500 


श्री रामाकान्त प्रसाद, 
शोध सहायक 
गुण नियंत्रण प्रमंडल , 
दरभंगा । 


02-01 
1953 


13-12 
1974 


देय नहीं 


09-08 
1999 


9000 


23 


5500 


6500 


श्री सुबोध नारायण मिश्र, 
शोध सहायक 
उप - निदेशक, गुण 

नियंत्रण 
प्रमंडल, डिहरी । 


01-02 
1949 


18-01 
1975 


09-08 
1999 


09-08 
1999 


9000 


10,500 


24 


5500 


6500 


श्री योगेश सिन्हा , 
शोध सहायक 
ग्रामीण कार्य विभाग , कार्य 
प्रमंडल सं0–2, झंझारपुर 
( मधुबनी ) । 


30-12 
1949 


18-03 
1975 


09-08 
1999 


09-08 
1999 


9000 


10,500 


10 


बिहार गजट , 7 जुलाई 2010 


प्रथम 
ए 0 सी 0 पी 0 


द्वितीय 
ए ० सी ० पी ० 


नाम 
क्र 0 

पदनाम एवं कार्यालय 
सं 0 / (वर्तमान / अंतिम पदस्थापित ) 

का नाम 


जन्म 
तिथि 


योगदान 
की तिथि 


प्रथम 
ए ० सी ० पी ० 
( 12 वर्ष ) 
की देय 
तिथि 


द्वितीय 
ए ० सी ० पी ० 
( 24 वर्ष ) 
की देय 
तिथि 


अभ्युक्ति 


का देय 


का देय 


वेतनमान् 


वेतनमान 


25 


5500 


6500 


श्री राम पुकार सिंह, 
शोध सहायक 
उप -निदेशक , प्रमंडल 
सं0-3, सिंचाई गवेषण 
संस्थान, खगौल , पटना । 


01-01 
1948 


28-07 
1973 


09-08 
1999 


09-08 
1999 


9000 


10,500 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
श्रीकृष्ण श्रीवास्तव , विशेष सचिव । 


अनुसूची ख 


क्र 0 
सं ० 


नाम 
पदनाम एवं कार्यालय 

(वर्तमान / अंतिम 
पदस्थापित ) का नाम 


जन्म 
तिथि 


प्रथम 
योगदान | ए० सी ० पी ० प्रथम 

की (12 वर्ष) | ए0 सी 0 पी 0 का 
तिथि की देय देय वेतनमान् 

तिथि 


द्वितीय 
ए ० सी ० पी ० द्वितीय 
( 24 वर्ष) | ए0 सी 0 पी का अभ्युक्ति 
की देय देय वेतनमान् 
तिथि 
7 

8 


4 


5 


6 


9 


1 


11-09 
1965 


09-08 
1999 


6500-10,500 


09-08 
1999 


8000-13,500 


N 


29-08 
1965 


09-08 
1999 


6500-10,500 


09-08 
1999 


8000-13,500 


3 


05-03 
1965 


09-08 
1999 


6500-10,500 


09-08 
1999 


8000-13,500 


4 


2 

3 
श्री सत्यपाल सिंह, 
सहायक शोध पदाधिकारी | 06-01 
सिकरहना तटबंध प्र ० , 1943 
मोतिहारी । 
श्री सिद्धेश्वर नाथ 
पाण्डेय , 

02-05 
सहायक शोध पदा ० 

1946 
उप -निदेशक , गुण 
नियंत्रण प्रमंडल, डिहरी । 
श्री मोहन शंकर वर्मा, 
सहायक शोध पदा ० 

13-01 
उप -निदेशक , गुण 1944 
नियंत्रण प्रमंडल, डिहरी । 
श्री अर्जुन प्रसाद मंडल , 
सहायक शोध पदा ० 

01-01 
अपर निदेशक, सिंचाई 

1942 
गवेषण संस्थान , खगौल, 
पटना । 
श्री ज्ञानेश्वर नाथ , 
सहायक शोध पदा ० 

28-01 
अपर निदेशक , सिंचाई 

1943 
गवेषण संस्थान, खगौल, 
पटना । 
श्री राम रत्न प्रसाद शर्मा, 
सहायक शोध पदा ० 

01-01 
अपर निदेशक , सिंचाई 

1942 
गवेषण संस्थान, खगौल, 
पटना । 


10-03 
1965 


09-08 
1999 


6500-10,500 


09-08 
1999 


8000-13,500 


5 


09-10 
1964 


09-08 
1999 


6500-10,500 


09-08 
1999 


8000-13,500 


6 


02-09 
1965 


09-08 
1999 


6500-10,500 


09-08 
1999 


8000-13,500 


बिहार गजट , 7 जुलाई 2010 


11 


क्र ० 


नाम 
पदनाम एवं कार्यालय 

( वर्तमान / अंतिम 
पदस्थापित ) का नाम 


जन्म 
तिथि 


प्रथम 
योगदान | ए0 सी 0 पी 0 प्रथम 

की (12 वर्ष) । ए0 सी 0 पी 0 का 
तिथि की देय देय वेतनमान् 

तिथि 


द्वितीय 
ए 0 सी 0 पी 0 द्वितीय 
( 24 वर्ष) | ए0 सी 0 पी 0 का अभ्युक्ति 
की देय 

देय वेतनमान् 
तिथि 


सं 0 


1 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


7 


अभियंता, 


15-02- | 05-12 
1951 1974 


09-08 
1999 


6500-10,500 


09-08 
1999 


8000-13,500 


2 
श्री पांडेय मनोज कुमार 
सिन्हा, सहायक शोध 
पदाधिकारी, अधीक्षण 

रूपांकण 
आयोजन एवं मोनिटरिंग 
अंचल , पटना । 
श्री 

कृष्ण 
साहा, सहायक शोध 
पदाधिकारी 
जल निस्सरण प्रमंडल , 
कोपरिया ( सहरसा ) 


8 


देव प्रसाद 


15-06- 31-01 
1951 1974 


09-08 
1999 


6500-10,500 


09-08 
1999 


8000-13,500 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
श्रीकृष्ण श्रीवास्तव , विशेष सचिव । 


अनुसूची ग 


प्रथम 
ए ० सी ० पी ० 


द्वितीय 
ए ० सी ० पी ० 


क्र ० सं ० 


नाम पदनाम एवं 

कार्यालय 
( वर्तमान / अंतिम 
पदस्थापित ) का नाम 


जन्म 
तिथि 


योगदान 
की तिथि 


प्रथम 
ए ० सी पी ० 
(12 वर्ष ) 
की देय 
तिथि 


द्वितीय 
ए ० सी ० पी ० 
( 24 वर्ष ) की 

देय तिथि 


अभ्युक्ति 


का देय 


का देय 


वेतनमान् 


वेतनमान् 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


1 


श्री गोविन्द बल्लभ 
शर्मा, शोध पदाधिकारी, 
मुख्य अभियंता, सिंचाई 
गवेषण संस्थान, 
खगौल, पटना । 


04-04 
1942 


03-05 
1965 


देय नहीं 


09-08-1999 


8000-13,500 


श्री रविन्द्र नाथ शुक्ल, 
शोध पदाधिकारी, 
सिंचाई गवेषण 
संस्थान , खगौल, पटना । 


30-05 
1942 


10-12 
1962 


देय नहीं 


01-04-2000 


8000-13,500 


N 


3 


श्री वैद्यनाथ प्रसाद 
सिंह, शोध पदाधिकारी, 
सिंचाई शोध संस्थान, 
खगौल , पटना । 


20-11 
1944 


03-01 
1964 


देय नहीं 


09-08-1999 


8000-13,500 


4 


श्री कृष्ण 

मोहन सिंह , 
शोध पदाधिकारी, 
योजना एवं रुपांकण 
प्रमंडल सं0-1, गंडक 

रतवारा 
( मुजफ्फरपुर) 


18-01 
1942 


28-11 
1969 


देय नहीं 


09-08-1999 


8000-13,500 


योजना, 


12 


बिहार गजट , 7 जुलाई 2010 


प्रथम 
ए ० सी ० पी ० 


द्वितीय 
ए ० सी ० पी ० 


क्र ० सं ० 


नाम पदनाम एवं 

कार्यालय 
( वर्तमान / अंतिम 
पदस्थापित ) का नाम 


जन्म 
तिथि 


योगदान 
की तिथि 


प्रथम 
ए ० सी ० पी ० 
(12 वर्ष ) 
की देय 
तिथि 


द्वितीय 
ए ० सी ० पी ० 
( 24 वर्ष) की 

देय तिथि 


अभ्युक्ति 


का देय 


का देय 


वेतनमान् 


वेतनमान् 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


5 


श्री रामदेव यादव , 
शोध पदाधिकारी, उप 
निदेशक, वैज्ञानिक 

गुण 
नियंत्रण प्रमंडल 
सं0-4.सिवान 


15-07 
1944 


30-06 
1973 


देय नहीं 


09-08-1999 


8000-13,500 


6 


श्री अब्दुल हनान, शोध 
पदाधिकारी, उप 
निदेशक, शोध प्रमंडल, 
बाल्मिकीनगर, 
शिविर - मोतिहारी । 


25-01 
1944 


25-04 
1973 


देय नहीं 


09-08-1999 


8000-13,500 


7 


श्री श्रीराम चौधरी, शोध 
पदाधिकारी, योजना 
एवं रुपांकण प्रमंडल , 
जल संसाधन विभाग , 
औरंगाबाद 


06-01 
1942 


19-04 
1973 


देय नहीं 


09-08-1999 


8000-13,500 


शोध 


श्री शैलेन्द्र कुमार 
सिन्हा, 
पदाधिकारी, उप 
निदेशक ( वैज्ञानिक ). 


8 


31-01 
1942 


24-08 
1965 


देय नहीं 


09-08-1999 


8000-13,500 


गुण नियंत्रण प्रमंडल , 
सिंचाई, रॉची 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
श्रीकृष्ण श्रीवास्तव , विशेष सचिव । 


21 मई 2010 
सं 0 7 / एल 6-1014 / 10-515— श्री बेचन रजक, सहायक अभियंता, रूपांकण प्रमंडल सं0–2, समस्तीपुर को बिहार 
सेवा संहिता के नियम- 227, 228 एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 23 जुलाई 2008 से 15 सितम्बर 2008 तक कुल 55 (पचपन) 
दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 
2. यदि श्री रजक उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्तव्य पर बने रहते । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव (प्रबंधन ) । 


17 मई 2010 
सं0 8/ पी 3-05/ 2009-2609 - जल संसाधन विभाग , झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं0 715, दिनांक 24 फरवरी 
2010 द्वारा पारस्परिक राज्य स्थानान्तरण के आलोक में दिनांक 27 अप्रील 2010 को जल संसाधन विभाग (मुख्यालय), सिंचाई 
भवन, पटना में योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षारत सहायक अभियंता (असैनिक ), श्री प्रीत रंजन, गृह जिला- पूर्णिया, 
आई0 डी 0 सं0 2406 को मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग , डिहरी के अधीन अवर प्रमंडल पदाधिकारी, सोन नहर अवर 
प्रमंडल , वसावन (डिहरी प्रमंडल, डिहरी) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
श्रीकृष्ण श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट, 7 जुलाई 2010 


13 


14 मई 2010 
सं ० 7 / एल 6-01 / 2010-472 — श्री राजेन्द्र प्रसाद राकेश, सहायक अभियंता, दोन नहर प्रमंडल , रामनगर ( पश्चिमी 
चम्पारण ) को बिहार सेवा संहिता के नियम- 227, 228, 230 एवं 234 के अन्तर्गत निम्न अवधि के अवकाश को निम्न रूपेण 
स्वीकृति प्रदान की जाती है: 

( क ) दिनांक 1 जनवरी 2008 से 28 जून 2008 तक 180 दिन रूपांतरित अवकाश ( जो 180x2 =360 दिन अर्धवैतनिक 
अवकाश के समतुल्य है) । 
( ख ) दिनांक 29 जून 2008 से 7 दिसम्बर 2008 तक कुल 162 (एक सौ बासठ ) दिन उपार्जित अवकाश । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव ( प्रबंधन) । 


30 अप्रील 2010 
सं ० 7/ एल 6-1010/ 10-406— श्री श्रवण कुमार व्यास, प्राक्कलन पदाधिकारी, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, समस्तीपुर को 
बिहार सेवा संहिता के नियम -227, 228 एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 8 जुलाई 2009 से 21 जुलाई 2009 तक कुल 14 
( चौदह) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है: 
2. यदि श्री व्यास उक्त अवधि में अवकाश में नहीं रहते तो अपने कर्त्तव्य पर बने रहते । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव ( प्रबंधन) । 


जल संसाधन विभाग 


आदेश 

22 अप्रील 2010 
सं ० 7 / प्रो0-03-1002 / 2002–369 - जल संसाधन विभाग , बिहार के अर्न्तगत वर्ष 1988 में नियुक्त श्री सुमन 
कुमार, सहायक अभियंता ( असैनिक ), आई0 डी0-3590, वरीयता क्रमांक 841/08 की सेवा बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग- II में 
सहायक अभियंता (असैनिक ) के पद पर सेवा सम्पुष्ट ( Confirm) की जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अंजनी कुमार सिंह, अवर सचिव ( प्रबंधन) । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 16-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


14 


बिहार गजट , 7 जुलाई 


2010 


बिहार गजट , 7 जुलाई 2010 


15 


भाग-2 


बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश, 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


निगरानी विभाग 
सूचना भवन, पटना । 


अधिसूचनाएं 

29 जून 2010 
सं0 नि 0 वि0 / परि ० / का0-17 / 2010-4100 - अनु० — चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता हे कि किशनगंज 
जिला के किशनगंज थाना में दर्ज कांड का अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में उपलब्ध विशिष्ट 
अनुसंधानकर्ताओं को संलग्न किया जाना आवश्यक है । अतः तत्कालीक प्रभाव से निम्न वर्णित कांड के अधिग्रहण एवं अनुवर्ती 
अनुसंधान तथा पर्यवेक्षण के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो थाना, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जाता है : 
1. किशनगंज थाना कांड सं 0 271/04, दिनांक 7 दिसम्बर 2004, धारा -406 , 409, 420 भा 0 द0 वि0 | 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
राज कुमार जैन , विशेष सचिव । 


29 जून 2010 
सं ० परि ० पथ -09 / 10-4104 - अनु ० - चूँकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि पथ निर्माण विभाग द्वारा लाल 
बहादुर शास्त्री नगर थाना में दर्ज प्राथमिकी का अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में उपलब्ध विशिष्ट 
अनुसंधानकर्ताओं को संलग्न किया जाना आवश्यक है । अतः तात्कालिक प्रभाव से निम्न वर्णित प्रार्थमिकी के अधिग्रहण एवं 
अनुवर्ती अनुसंधान तथा पर्यवेक्षण के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो थाना, बिहार , पटना को प्राधिकृत किया जाता है: 
1. लाल बहादुर शास्त्रीनगर थाना प्राथमिकी संख्या 48/2010, दिनांक 11 फरवरी 2010 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
आर 0 के 0 जैन , विशेष सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 16-571 + 20 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


16 


बिहार गजट , 7 जुलाई 


2010 


बिहार गजट , 7 जुलाई 2010 


17 


भाग-9 ( ख ) 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


अधीक्षक का कार्यालय 
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल , पटना 


निविदा सूचना 


सं ० 7353- पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पटना में वित्तीय वर्ष 2010-11 में विभिन्न इकाइयों में उपयोग मशीन उपकरणो की कय हेतु बिहार वाणिज्यकर में 
निबंधित निर्माताओं / प्राधिकृत विकेताओं से मुहरबंद कम्प्युटराईज टंकित निविदा इस निविदा प्रकाशन तिथि से 21 ( इक्कीस) दिनों के अन्दर निबंधित डाक/ स्पीड पोस्ट 
द्वारा सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ आमंत्रित किया जाता है । बिहार के बाहर के फर्म जो बिहार वाणिज्य कर में निबंधित नहीं हैं , वे भी निविदा में इस शर्त के साथ 
भाग ले सकते हैं परन्तु दर अनुमोदन के पश्चात् कय आदेश के पूर्व उन्हें बिहार वाणिज्यकर में निबंधन कराना अनिवार्य होगा अन्यथा उनका आदेश रद्द कर दिया 
जायेगा एवं द्वितीय अनुमोदित दर वाले निविदा दाता को आपूर्ति आदेश निर्गत किया जायेगा । निविदा दो भाग में होगी तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग- अलग लिफाफे में 
मुहरबन्द होगी और लिफाफे के उपर मशीन उपकरण हेतु तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा । निविदा सिर्फ निबंधित डाक या स्पीड 
पोस्ट से प्राप्त किया जायेगा । निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त निविदा, निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के अलावा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त निविदा या फटा निविदा 


स्वीकृत नहीं किया जायेगा । विस्तृत सूचना एवं मशीनों का विवरणी इत्यादि www.prdbihar.org & www.pmch.in से डाउनलोड कर प्राप्त 
किया जा सकता है या कार्यालय अवधि में किसी भी दिन आवेदन देकर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है । तकनीकी निविदा के साथ सभी अभिलेखों के साथ - साथ 
25000 स्त्र) ( पचीस हजार रूपये) का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में जमा करना होगा । आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी । निविदा 
की सभी पृष्टों को पृष्ठांकित करते हुए विस्तृत उल्लेख अग्रसारण पत्र पर अवश्य रूप से अंकित होना चाहिए। 


स्थानः पटना 


( ह ० ) अस्पष्ट , 

अधीक्षक । 


दिनांक : 28 जून 2010 


18 


PER JUIC , 7 JAIS 2010 


TERMS & CONDITIONS 
1. Tender should be in two parts ( technical/ commercial) in two separate sealed envelop mention 
there on technical tender / commercial tender. 

2. Both tender ( technical/ commercial) should be in prescribed Performa enclosed with terms and 
conditions and also mention break up rate of all attachment/ accessories of the machine/ equipment. 

3. All relevant document, authority letter, of authorized importer of India or Eastern 
India/Manufacture quality certificate, sales tax Clearance certificate, specification of the machine/ 
equipment, installation list of machine/ equipment should be attach along with Technical Tender, photo 
copy of pan card . All the above documents should be attached in the technical bid if any document was 
not attached with technical bid than the tender will be rejected . 

4. Minimum warranty ( with part) should be three years of above one lakh Machine and it will 
count from date of installation and working certificate . 

5. Before payment of cost of machine/ equipment supplier will have submit 5 % bank guarantee 
for warranty period of 3 years and agreement of CMC for rest 2/7 years on Non judicial stamp paper. 

6. Only power plug, space for the installation will be provided by the Institution . Rest expenditure 
will be borne in by the supplier . 

7. Supplier will have to provide training for doctors and paramedical on their own cost. 
8. Superintendent reserve right to reject any tender without given any reason . 
9. Tender should be typed only . Handwritten and overwriting tender will be rejected . 
10. Tax will be deducted from the bill and deposited in Govt. account as per govt. norms. 

11. Equipment should be ISO / FDA /CE other national or international Quality certification 
approved copy of certificate should be enclosed with technical bid . 

12. The Company/ Tenderer should provide the list of organization to whom they have supplied 
the above machine and performance report from the said organization . 

13. Life of machine / equipment – Machine having cost from one Lakh to Five Lakh is fixed for 5 
years and machine carrying the value more than five Lakh the life should not be fixed less than Ten years. 

14. The models quoted should be as per specification with facilities of up graduation as per 
requirements and It is mandatory that the name of the model should be mention in the tender. The 
company has to give a certificatel affidavit for the above purpose at the time of technical bid . 
Manufacturing Companies having turnover Rs. 10 crore and above can apply for machine , costing more 
than Rs. 5 lakh however companies quoting for machines less than 5 lakh should have annual minimum 
turnover ofRs. 2 crores in the three consecutive years. 

15. For calculations of rate cost of machine/ equipments (full system , warranty and CMC for 2/7 
years ofmachine / equipment ( full system ) 

16. Tenderer can attend purchase committee meeting on tender Opening date . 
17. Tenderer should assure a service centre at Patna for the proper maintenance of said machine . 

18. Tenderer should be registered in Bihar sales Tax . If they are not registered at the time of 
tender. Then after selection , they have to be registered with Bihar sale tax before the order is placed . 

19. The tendered have to give technical details /specification of the product /equipment in CD 
along with technical bid (Specification of the equipment /Product should be typed only ) .it should not be 
scanned Name of the Tendered should be mention on the above of the CD along with the tender number 
and address . 

20. The Tendered should have to Deposited Rs. 25000 /- (Rs Twenty five thousand ) only as 
Earnest money with the Technical Tender in the form of Bank Draft. In favor of SUPERINTENDENT. 
P.M.C.H.,Patna . 


Place :- Patna 
Date : -28th June 2010 


Sd/-Illegible, 
Superintendent.. 


PER JGC , 7 JJGIS 2010 


19 


FORMAT OF TECHNICAL BID FOR MACHINE & EQUIPMENT 


1 . 


Name & Address of Tenderer 


2 . 


Name of Machine / Equipment 


3 . 


Name of Manufacturer 


.. 


4 . 


Model/ Sr.No./ Size 


.. 


Up to date Model 


Up gradation Facility 


5 . 


Quality certificate (Detail) 


ISI/ ISO /ETC 


6 . 


Specification Detail 


( Also give complains report ) 


7 . 


Warranty 


8 . 


CMC for 2/7 years 


: 


(Excluding warranty ) 


9 . 


Authorized Distributor/ MFG 


10 . 


Nearest Service Center 


Details and phone no . 


11. 


Details of consumable 


.. 


12 . 


Installation List 


: 


Signature of Authorized Person 


20 


PETE JGIC , 7 JAIS 2010 


FORMAT OF COMMERCIAL BID FOR MACHINE & EQUIPMENT 


1 . 


Name & address of Tenderer 


2 . 


Manufacturer / Authorized Distributor 


3 . 


Name of Machine / Equipment 


.. 


4 . 


Name of Manufacturer 


5 . 


Model/ Size 


.. 


6 . 


Unit Price (whole system ) 


: 


7 . 


CST /BST/ETC 


8 . 


Total 


9 . 


Warranty 


.. 


10. CMC of whole system for 5 years 


/ 10 years (including warranty period ) 
Rate / Year 


11. Net Price of whole system for 5/10 years 

with CMC ( including warranty period ) 


12. Rate of consumable 


Signature of Authorized Person 


PER JUIC , 7 ofcilis 2010 


21 


Department of Clinical Pathology 


1 


2 


3 
4 
5 
6 


Centri fuge machine -100 tubes 5 ml with all accessories 
Water Plant for Auto analyzer utilize automatic with all accessories and consumable item 
Micro scope Binocular with screen pointer 
Vacuum cleaner -small size 
Water purifier with cooling system with maintenance contact 
Rotor /mixer for CBC machine 


Department of Anesthesia 


1 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 . 


Anesthesia machine with monitor , RGM , Ventilator ( LatestModel) 
ICU Ventilator Latest Model) 
Multipara monitor ( Latest Model) 
Transport Monitor ( Latest Model) 
Transport ventilator ( Latest Model) 
Infusion Pump ( volumetric ) ( LatestModel ) 
Syringe Pump( Latest Model) 
Bi pap ventilator ( Latest Model) 
Defibrillator ( Latest Model) 
ICU Bed ( LatestModel ) 
PFT machine Latest Model) 
Pt/INR hand held monitor ( Latest Model) 
Nt- probnp /tropini- T / D dimmer hand held monitor ( LatestModel) 
Vein detector hand held monitor Latest Model) 
Fully automated tourniquet system ( Latest Model) 
Video laryngoscope ( Latest Model) 
Airway management set ( LatestModel) 


15 


16 
17 


Department of Medicine 


2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 


Bipap or NIV ( non invasive ventilator ) 
LCD projector with laptop 
Nebuliser 
Percuataneous tracheotomy kit 
Portable X -ray machine 
Ophthalmoscope 
Pleural biopsy needle 
Liver biopsy needle 
Kidney biopsy gun 
Pulse oxymeter 
Ambu bag 
Laryngoscope 
Patient examination table 
Drug trolley 
ETT 
Emergency light 
X -ray viewer 
Aspiration needle 
FNAC needle 
Torches 
Glucometer 


22 


PER JUIC, 7 JAIS 2010 


22 
23 


Lumber Puncture Needle 
12 Channel Ecg Machine With Reporting 


Department of Nephrology 


AccentualMonitor 


4 Nos 


Body Compositin Monitor 


2 


1 Nos 


1 Nos 


3 


Portable X -ray ( 100 MA ) Multi mobile operating single face 
with accessories ( cassettes with screen ,clinical films of 
different size ,hangers, developing tanks ,safe light etc 
4D color Doppler with echo , Biopsy harmonic imaging & tissue 
Doppler , Biopsy set with 5 probe ,2 Kva online UPS for 1/2 hr 
with all accessories ( with computer printer & A /c 1.5 ton ) 
HPTLC 


Nos 


4 


01 Nos 


5 


Shoe Sterilizer Machine 


04 Nos 


6 


UPS 40 Kva 


2 Nos 


7 


Fully automated sensitizers auto reader 


01 Nos 


8 


View Box ( LCD ) for 3 Plate 


4 Nos 


9 


B.M.I machine ( Model :- 703 ) 


2 Nos 


10 


Deep Fridge -80 degree 


2 Nos 


11 


Department ofGynee 


Instruments 


SI. 
No. 


Uterine manipulator 


1 


2 


3 
4 
5 
6 
7 


Ups – battery 
Adopter for display of image on their T.V 
C.T.G.Machine 
BD Instrument with stand 
Aquaguard with water cooler 
Electric cautery machine. 

Daithermy (450 ) under water cutting 


. 


3 


Department of PHYSCIAL Medicine & Rehabilitation 

Diagnostic electorc stimulator 
2 Digital ultrasound machine 

Portable shoulder wheel 
4 Exercise chair 
5 Wheel chair Folding ) 
6 Wheel chair ( Non Folding ) 
7 . Spine and posture diagnostic system 
8 Tens Hospital Model 


PER JUIC , 7 ofcilis 2010 


23 


Department of Plastic Surgery 
1 Laser 

a ) Fractional Co2 laser 
b ) ND - YAG Laser 

c ) Erbium YAG laser for vascular lesion 
2 Electric Dermatome 
3 Hand portable Doppler 
4 Pneumatic Drill & Bone cutter 
5 Portable Battery /Electric Operator Drill 
6 Laser /Ultrasound guided lipo suction 
7 Fat emulsifier with different Size syringe for fat augmentation 
8 Endoscope with light source for face light 
9 Hair transplant 
10 Biopolar cautery 
11 

Opeatory microscope 
12 Operating loupe 4 / 3.5 4 
13 Meek - skin mesher 
14 Dental chair 


Department of Neuro Surgery 


1 


CAUTERY WITH FOLLOWING FEATURE . 
( UNI & BIPOLAR COMPLETE WITH ACCESSORIES) 
CUSA SYSTEMCOMPLETE WITH ACCESSORIES 


2 


1 


Department of Surgery 

Hormonic scalpel with specification ultrasonic wave and focus technology with standard 

accessory 
2 Ligasure 
3 Laparoscopic set including all accessory ( adult ) 
4 Laparoscopic set including all accessory ( Paediatric) 
5 

Choledochoscopic set including all accessory ( Adult ) 
6 Cystoscopic set including TUUP & Urethrotomewith all accessory ( Adult & Pediatric ) 
7 . Upper GI endoscopic set with all accessory ( Biopsy ,brushing etc) 
8 Lower GI endoscopic set with all accessory ( Biopsy ,brushing etc ) 
9 ERCP set including all accessory with teaching attachments laparoscopic 
10 C -arm image intensifier with compatible OT table 
11 Cold sterilizer specification as ETO sterilizer or HO sterilizer with facility ofmetal /nonmetal 

instrument sterilization 
12 Mobile operating lamp with specification as high definition LED cold light facility 
13 UPS 20 KVA on line with 30 minutes back up 
14 Electronic operation theatre 0. T table 
15 Computer with recording facility software for Lap OT & video camera for other OT with 

facility of transmission outside OT 
16 Central pipeline for suction and oxygen 
17 Autoanalyser with pathological facility 
18 Glucometer with strip & without strip 
19 Vein locator equipment 
20 Intraoperative probe for Portable ultrasound 
21 Under water cutting Diathermy 


24 


बिहार गजट , 7 जुलाई 2010 


22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 


Rigid uretero Renoscope 6/ 7.5 and 8 / 9.8 Fr with all accessory 
Flexible ureteor Renoscope 6 / 7.5 and 8/ 9.8 Fr with all accessory 
Nephroscope ( 20.8 and 24 fr ) with all accessory 
PCNL set with all accessory 
SWISS lithoclast ( hybrid system) 
ESWL with all accessory 
Video urodynaemic equipment with all accessory 


General item 


- 


2 
3 


A.C2 & 1.5 ton with Stabilizer ( window & split ) 
Computer latest Model with UPS & LASER Printer 
Refrigerator Size 250 LtS , 310 LtS 340 Lts with stabilizer 


Place: - Patna 
Date :-28th June 2010 


Sd/ -Illegible, 
Superintendent . 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 16-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


